रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L - 33004/ 99 


सपमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I - खण्ड 1 
: PARTI - Section 1 

पाधिकार से प्रकाशित 
: PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 122 ] 
No. 122] 


नई दिल्ली , बुधवार , जून 14 , 2006 / ज्येष्ठ 24 , 1928 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 14, 2006/JYAISTHA 24 , 1928 


- 


- - 


- 


- 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 
केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड 

संकल्प 

नई दिल्ली , 14 जून , 2006 . 
सं. यू - 23013 / 18 / 01 - एल . डब्ल्यू . -- ठेका श्रम ( विनियमन 
एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड इंडियन ऑयल 
कॉरपोरेशन दिल्ली स्थित टीकरी कलां संयंत्र के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम 
उन्मूलन के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करता 


2. समिति का संघटन तथा इसके विचारार्थविषय निम्नलिखित 
होंगे : 
( 1 ) श्री जी . वी . आर. सरमा , - सदस्य 

प्लाट संख्या 604 , 
आर. टी . ओ. ऑफिस के सामने , 
गिरिपेठ , नागपुर - 440 010 


3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 

“ मैसर्स भारतीय तेल निगम लिमिटेड के दिल्ली स्थित 
टीकरी कलां संयंत्र के प्रतिष्ठान में फिटर , वेल्डर , पलम्बर , 
इलैक्ट्रीशियन एवं हेल्पर, आदि रखरखाव संबंधी 
कार्यों/ सेवाओं में ठेका श्रम पद्धति का नए सिरे से अध्ययन 
करना तथा ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधि 
नियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते 
हुए उपयुक्त सिफारिश करना कि क्या उक्त प्रतिष्ठान में . 
उपयुक्त कार्यों/ सेवाओं में ठेका श्रम के नियोजन को 

प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं । ” । 
___ 4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । समिति पक्षकारों 
की नए सिरे से सुनवाई करेगी , अतिरिक्त सामग्री, यदि कोई हो , 
प्रस्तुत करने की अनुमति देगी तथा यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
करेगी । 

टी. ए. श्रीनिवासन, सचिव 
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 

NTRAL ADVISORY CONTRACT 

LABOUR BOARD 

RESOLUTION 

New Delhi, the 14th June, 2006 
___ No . U-23013/18/01- LW. --In exercise of the powers 
conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract 
Labour Board hereby constitutes a Committee to go into 
the question of abolition of contract labour in the 
establishment of the Indian Oil Corporation , Tikri Kalan , 
Plant at Delhi . 


सपने . 


. . 


.... 


.. . - सदस्य 


( 2 ) श्री बी . मजुमदार , 

संयुक्त निदेशक 
( स्था . ) ( एल. एल .) , 


... 


रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड 


नई दिल्ली - 110 001 
( 3 ) सुश्री मैरी सी . जैकर , 

- सदस्य - संयोजक 
उप -मुख्य श्रम आयुक्त ( के. ) , :. . 
नई दिल्ली 


1798 GI/ 2006 


( 1 ) 


- 


- 


MAmrMP hTATTA 

CI ILLU1 IIVI 


F.VIADRINTADV 
IIV 

VIATA . 


मुम्बई 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 

[Part I- SEL I 
2 . The composition of the Committee and its terms ( 2 ) डा. विवेक मॉन्टेरो , 

- सदस्य 
ofreference will be as under : 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य भारतीय 
(1 ) Shri G . V .R . Sarma, 

- Member 

ट्रेड यूनियन समिति केन्द्र , मुम्बई 
Plot No. 604 , 

श्रमिक संघ का कार्यालय , 
Opp. R. T. O . Office, 

क्वेरी रोड, भांडूप , 
Giripeth, Nagpur -440 010 

मुम्बई - 400 001 
( 2 ) Shri B. Majumdar, 

- Member 

(3 ) श्री राम मोहन , 
Joint Director 
(Establishment) (LL ), 

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि . , 
Ministry of Railways , 

इस्पात भवन, लोदी रोड , 
( Railway Board), 

पोस्ट बॉक्स 3049 , 
New Delhi- 110 001 

नई दिल्ली - 110 003 - 110 002 
(3) Ms. Mary C . Jaiker , 

.. - Member 

( 4 ) उप -मुख्य श्रमायुक्त ( के . ) , --- सदस्य - संयोजक 
Deputy Chief Labour 

Convener 
Commissioner (Central ), 
New Delhi 

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 
3. The terms of reference of the proposed Committee 

" मध्य रेलवे, मुम्बई , पश्चिमी रेलवे, गुप्लई नशा 
would be as follows :-- 

पश्चिमी - मध्य रेलवे , जबलपुर में मशीनों अथवा हस्त 
“ To study the working of contract fabour system in 

द्वारा ट्रैक के रखरखाव तथा ट्रैक बिछाने के अलावा 
the jobs/works of maintenance namely that of fitter, 

निगरानी से संबंधित पहलुओं में ठेका श्रम प्रणाली के 
welder, plumber , electrician and helper in the 

कार्यकरण का अध्ययन करना तथा इस संबंध में उपयुक्त 
establishment of M /s. Indian Oil Corporation Limited , 

अनुशंसाएं करना कि ठेका श्रम ( विनियमन व उत्सादन ) 
Tikri Kalan , Plant at Delhi afresh and to make suitable 

अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबंधों को देखते हुए 
recommendations whether or not the employment of 
contract labour in the above jobs /works in ije saiu 

भारतीय रेल में उक्त कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को 
establishment be prohibited keeping in view the 

निषिद्ध किया जाए अथवा नहीं । " 
provisions of Section 10 of the Contract Labour 

4. समिति का मुख्यालय मुम्बई में होगा । समिति अपनी 
(Regulation and Abolition ) Act, 1970 ." 

रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी । 
4 . The Headquarter of the Committee will be at 

टी . ए. श्रीनिवासन , सचिव 
New Delhi. The Committee shall hear the parties afresh , 
allow submission of additional material, if any and submit 

RESOLUTION 
its report at the earliest. 

New Delhi, the 14th June, 2006 
___ T. A. SRINIVASAN, Secy . 

No . U - 23013/ 19 / 99 - LW . - --In supersession of this 

Ministry s Resolution No. U - 23013/ 19 / 99 -LW dated 
संकल्प 

29th November, 2000 and in excrcise of the powers 

conferred by Section 5 ofthe Contract Labour (Regulation 
नई दिल्ली , 14 जून , 2006 

and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract 

Labour Board hereby constitutes a Committee to go into 
- सं . यू - 23013 / 19 / 99 -एल . डब्ल्यू . --- इस मंत्रालय के संकल्प 

the question of abolition of contract labour in the 
संख्या यू - 23013/ 19/99 - एल. डब्ल्यू. दिनांक 29 नवम्बर, 2000 का 

establishments of the Indian Railways . 
अधिक्रमण करते हुए एवं ठेका श्रम ( विनियमन तथा उत्सादन ) 2. The composition of the Committee and its terms 
अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते of reference will be as under : 
हुए , केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा भारतीय रेल में ठेका (1) Dr. S . Balakrisnam Raju , -- Chairman 
श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन 

8 -3 -169/ 109, 2nd Floor, 
करता है । 

Srinilayam, Siddharatha, . 

Hyderabad -500038 ( AP ) 
2. समिति का संघटन तथा उसके विचारार्थविषय निम्नलिखित 

(2 ) Dr. Vivek Monteiro , - - -Member 
होंगे : 

Secretary, Maharashtra 
(1 ) डा. एस. बालाकृष्णम राजू , 

- अध्यक्ष 

State Committee of Centre 

of Indian Trade Unions , 
8 -3 - 169/ 109, द्वितीय तल , 

Office of Mumbai Shramik 
श्रीनिलयम , सिद्धार्थनगर , 

Sangh , Quarry Road , 
हैदराबाद - 500 038 ( आंध्र प्रदेश ) 

Bhandup ,Mumbai-400 001 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(3 ) Shri Ram Mohan , 

- - Member 
Steel Authority of India , 
Limited , Ispat Bhavan , 
Lodhi Road, P. 0 . Box 3049 , 

New Delhi- 110003 - 110002 
(4) The Deputy Chief Labour ----Member 

Commissioner (Central), Convenor 

Mumbai. 
3. The terms of reference of the proposed 

Committee would be as follows : 
“ To study the working ofcontract labour system 
in all aspects relating to the maintenance of 
tracks either through use of machines or 
manually and patrolling other than laying of 
tracks in the establishments of Central Railway 
Mumbai, Western Railway -Mumbai and West 
CentralRailway - Jabalpur and to make suitable 
recommendations whether or not the 
employment of contract labour in the above 
jobs /works in the said establishments be 
prohibited keeping in view the provisions of 
Section 10 of the Contract Labour (Regulation 

and Abolition ) Act, 1970 ." 

4 . The Headquarter of the Committee will be at 
Mumbai. The Committee should submit its report at the 
earliest. 

T . A . SRINIVASAN , Secy. 


(4 ) उप -मुख्य श्रमायुक्त ( के. ), - सदस्य - संयोजक 

कोलकाता 
3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 
" पूर्वी रेलवे, कोलकाता, दक्षिण - पूर्व रेलवे, कोलकाता और 
उत्तर - पूर्व फ्रन्टीयर रेलवे, गुवाहाटी में मशीनों अथवा हस्त द्वारा 
ट्रैक के रख -रखाव तथा ट्रैक बिछाने के अलावा निगरानी से 
संबंधित पहलुओं में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यकरण का 
अध्ययन करना तथा इस संबंध में उपयुक्त अनुशंसाएं करना 
कि ठेका श्रम ( विनियमन व उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की 
धारा 10 के उपबंधों को देखते हुए भारतीय रेल में उक्त कार्यों 
में ठेका श्रम के नियोजन को निषिद्ध किया जाए अथवा नहीं । " 

4. समिति का मुख्यालय कोलकाता में होगा । समिति अपनी 
रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी । 

टी. ए. श्रीनिवासन, सचिव 
RESOLUTION 
New Delhi, the 14th June, 2006 . 
No. U -23013/10 / 06- LW. ---In supersession of this 
Ministry s Resolution No. U - 23013/ 19/ 99 - LW dated 29th 
November, 2000 and in exercise of the powers conferred by 
Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) 
Act , 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board 
hereby constitutes a Committee to go into the question of 
abolition of contract labour in the establishments of the 
Indian Railways . 

2. The composition of the Committee and its terms 
. ofreference will be as under :- -- 
( 1) Dr. S . Balakrishnam Raju, - Chairman 

8- 3- 169 /109, 2nd Floor , 
Srinilayam, Siddharathanagar, 

Hyderabad -500 038 (AP) 
(2 ) Shri G . V .R . Sarma, - Member 

Plot No. 604 , 
Opp . R . T .O . Office , 

Giripeth, Nagpur - 440010 
(3) Shri Salimuddin , 

-- Member 
Director (Personnel & 
Industrial Relations ), 
Coal India Limited , 
10, Netaji Subhas Road , 

Kolkata - 700001 
( 4) The Deputy Chief Labour Member 

Commissioner ( Central), . Convenor 

Kolkata . 

3. The termsofreference of the proposed Committee 
would be as follows : 

“ To study the working of contract labour system in 
all aspects relating to the maintenance of tracks either 
through use ofmachines or manually and patrolling 
other than laying of tracks in the establishments of 
Eastern Railway -Kolkata , South Eastern Railway 


नई दिल्ली, 14 जून , 2006 
सं. यू-23013/ 10 /66 -एल डब्ल्यू. — इस मंत्रालय के संकल्प 
संख्या यू - 23013/ 19/ 99 -एल डब्ल्यू दिनांक 29 नवम्बर, 2000 का अधि 
क्रमण करते हुए एवं ठेका श्रम ( विनियमन तथा उत्सादन ) अधिनियम , 
1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका 
श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा भारतीय रेल में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न 
पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है । 

____ 2. समिति का संघटन तथा उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित 
होंगे :---- 
( 1 ) डा . एस. बालाकृष्णम राजू , 

- अध्यक्ष 
8- 3 - 169 / 109, द्वितीय तल , . 
- श्रीनिलायम , सिद्धार्थनगर , 

हैदराबाद- 500 038 ( आंध्र प्रदेश ) 
( 2 ) श्री जी . वी . आर. शर्मा, 

- सदस्य 
प्लाट संख्या 604 , 
आर. टी. ओ. कार्यालय , 
गिरिपेट के सामने , 

नागपुर -440 010 
( 3 ) श्री सलीमुद्दीन , 

निदेशक ( कार्मिक एवं औद्योगिक 
संबंध) , कोल इंडिया लिमिटेड , 
10 -नेताजी सुभाष रोड , 
कोलकाता - 700 001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I -- -SEC. 1 ] 


Kolkata and North East Frontier Railway -Guwahati 
and to make suitable recommendations whether or 
not the employment of contract labour in the above 
jobs/ works in the said establishments be prohibited 
keeping in view the provisions of Section 10 of the 
Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act , 
1970. " 

4 . The Headquarter of the Committee will be at 
Kolkata . The Committee should submit its report at the 
earliest. 

T. A . SRINIVASAN , Secy. 

संकल्प 

नई दिल्ली , 14 जून , 2006 
सं. य- 23013 / 11 /06 - एल डब्ल्यु. इस मंत्रालय के संकल्प 
संख्या यू -23013/19/ 99 - एल डब्ल्यू. दिनांक 29 नवम्बर, 2000 का 
अधिक्रमण करते हुए एवं ठेका श्रम ( विनियमन तथा उत्सादन ) 
अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा भारतीय रेल में ठेका 
श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन 
करता है । 

2. समिति का संघटन तथा उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित 
होंगे : 
(1 ) डा . एस. बालाकृष्णम राजू , --- अध्यक्ष 

8 - 3 - 169 /109 , द्वितीय तल , 
श्रीनिलायम , सिद्धार्थनगर, 

हैदराबाद -500038 ( आंध्र प्रदेश ) 
( 2 ) डा. पी. एस. परमार , 

- सदस्य 
सचिव, अखिल भारतीय ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस , 
महासचिव खेत्री तांबा श्रमिक संघ , 
डी -95 , सेक्टर 11ए, खेत्री नगर , 

राजस्थान - 333504 
( 3 ) श्री जी . डी . गुलाब , 

- - सदस्य 
निदेशक ( कार्मिक ) 
महानदी कोल फील्ड लि ., 

सम्बलपुर 
( 4 ) उप -मुख्य श्रमायुक्त ( के . ) , -- - सदस्य - संयोजक 

धनबाद 
3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : -- 
" पूर्वी -मध्य रेलवे, हाजीपुर , पूर्वी - तटवर्ती रेलवे , भुवनेश्वर 

और दक्षिण - पूर्व मध्य रेलवे,बिलासपुर में मशीनों अथवा हस्त 
द्वारा ट्रैक के रख -रखाव तथा ट्रैक बिछाने के अलावा निगरानी 
से संबंधित पहलुओं में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यकरण का 
अध्ययन करना तथा इस संबंध में उपयुक्त अनुशंसाएं करना 
कि ठेका श्रम ( विनियमन व उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की 
धारा 10 के उपबंधों को देखते हुए भारतीय रेल में उक्त कार्यों 
में ठेका श्रम के नियोजन को निषिद्ध किया जाए अथवा नहीं । " 


4. समिति का मुख्यालय धनबाद में होगा । समिति अपनी 
रिपोर्ट यथाशीय प्रस्तत करेगी । 

टी. ए. श्रीनिवासन, सचिव 
RESOLUTION 
New Delhi, the 14th June , 2006 
No . U - 23013 / 11 /06 - LW - In supersession of this 
Ministry s Resolution No. U - 23013 / 19 /99 -LW dated 29th 
November, 2000 and in exercise of the powers conferred by 
Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) 
Act , 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board 
hereby constitutes a Committee to go into the question of 
abolition of contract labour in the establishments of the 
Indian Railways . 

2 . The composition of thic Commitice anú its icims 
of reference will be as under : --- 
(1) Dr. S . Balakrishnam Raju , Chairman 

8- 3- 169 /109, 2nd Floor , 
Srinilayam, Siddardanangar , 

Hyderabad-500038 ( AP ) 
( 2) Dr. P. S. Parmar, 

-- -Member 
Secretary, All India 
Trauc Univii Cungitos , 
General Secretary ,Khetri 
Tamba Shramik Sangh , 
D - 95 , Sector 11A , 
Khetri Nagar , 

Rajasthan -333504 
(3) Shri G .D . Gulab. 

----- Member 
Director ( Personnel ), 
Mahanadi Coalfield Limited , 

Sambalpur 
(4) The Deputy Chief Labour Member 

Commissioner ( Central), Convenor 

Dhanbad 

3. The terms of reference ofthe proposed Committee 
would be as follows : 

" To study the working of contract labour system in 
all aspects relating to the maintenance of tracks either 
through use of machines or manually and patrolling 
other than laying of tracks in the establishments of 
East Central Railway -Hajipur, East Coast Railway , 
Bhuvaneshwar and South East Central Railway 
Bilaspur and to make suitable recommendations 
whether or not the employment of contract labour in 
the above jobs/works in the said establishments be 
prohibited keeping in view the provisions of Section 
10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) 
Act , 1970. " 

4 . The Headquarter of the Committee will be at 
Dhanbad , The Committee should submit its report at the 
earliest. 

T . A. SRINIVASAN, Secy . 


- 


+ 


[ भाग - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

- - - - - - --- 
संकल्प 

conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 

.. and Abolition ) Act , 1970 , the Central Advisiory Contract 
नई दिल्ली, 14 जून, 2006 

Labour Board hereby constitutes a Committee to go into 
सं. यू- 23013 / 12/ 06 - एल डब्ल्यू.- ~- इस मंत्रालय के संकल्प the question of abolition of contract labour in the 
संख्या यू - 23013 /19/ 99 - एल डब्ल्यू. दिनांक 29 नवम्बर , 2000 का 

establishments of the Indian Railways . 
अधिक्रमण करते हुए एवं ठेका श्रम ( विनियमन तथा उत्सादन ) 2. The composition of the Committee and its terms 
अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

____ ofreference will be as under : 
हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा भारतीय रेल में ठेका 

(1) Dr. S . Balakrisnam Raju , Chairman 

... 8- 3-169 / 109, 2nd Floor , 
श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन 

Srinilayam , Siddardanagar, 
करता है । 

Hyderabad -500038 (AP ) 
___ 2. समिति का संघटन तथा इसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित (2 ) Shri Lakshman Ravinder - Member 
होंगे : 

Singh , 

Bhartiya Mazdoor Sangh , 
( 1 ) डा. एस. बालाकृष्णम राजू , 

--- अध्यक्ष 

Municipal Quarters, 
8 -3 - 169 / 109 , द्वितीय तल , 

Parade Grounds, 
श्रीनिलयम , सिद्धार्थनगर , 

Jammu - 180001 
हैदराबाद - 500038 ( आंध्र प्रदेश ) 

( 3) Shri Raman Kumar, 

-- - Member 
( 2 ) श्री लक्ष्मण रविन्द्र सिंह , 

- सदस्य 

Executive Director, 

Steel Authority of India 
भारतीय मजदूर संघ , 

Limited , Ispat Bhavan , 
म्यूनिसिपल क्वाटर्स, परेड ग्राउंड , 

Lodhi Road , P . O . Box 3049 , 
जम्मू -180001 

New Delhi- 110003 
( 3 ) श्री रमण कुमार , 

- - सदस्य 

(4) Ms. Mary C . Jaiker , - Member 
कार्यकारी निदेशक , 

Deputy Chief Labour 

Convenor 

Commissioner (Central), 
स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लि . , 

New Delhi 
इस्पात भवन , लोदी रोड , 

3 . The terms of reference ofthe proposed Committee 
पो. बॉ. -3049 , 

would be as follows : 
नई दिल्ली -110003 . 

“ To study the working of contract labour system in 
( 4 ) सुश्री मेरी सी. जयकर , 

- सदस्य 

all aspects relating to the maintenance of tracks either 
उप -मुख्य श्रमायुक्त ( के .) , 

through use of machines ormanually and patrolling 
नई दिल्ली 

other than laying of tracks in the establishments of 

Northem Railway -New Delhi, North Central Railway 
3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 

Allahabad , North Eastern Railway -Gorakhpur and 
" उत्तर रेलवे, नई दिल्ली, उत्तर - मध्य रेलवे, इलाहाबाद, उत्तर - पूर्व 

North Western Railway - Jaipur and to make suitable 

recommendations whetheror not the employment of 
रेलवे, गोरखपुर और उत्तर - पश्चिमी रेलवे, जयपुर में मशीनों 

contract labour in the above jobs /works in the said 
अथवा हस्त द्वारा ट्रैक के रख -रखाव तथा ट्रैक बिछाने के 

establishment be prohibited keeping in view the 
अलावा निगरानी से संबंधित पहलुओं में ठेका श्रम प्रणाली के provisions of Section 10 of the Contract Labour 
कार्यकरण का अध्ययन करना तथा इस संबंध में उपयुक्त 

(Regulation and Abolition ) Act, 1970 ” . 
अनुशंसाएं करना कि ठेका श्रम ( विनियमन व उत्सादन ) 

4 . The Headquarter of the Committee will be at New 
अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबंधों को देखते हुए 

Delhi. The Committee should submit its report at the earliest . 
भारतीय रेल में उक्त कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को 

__ T. A. SRINIVASAN, Secy. 
निषिद्ध किया जाए अथवा नहीं । " ...... 

संकल्प 
4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। समिति अपनी 

नई दिल्ली, 14 जून , 2006 
रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी। 

सं . यू- 23013 / 13 / 06 - एल डब्ल्यू. --- इस मंत्रालय के 
टी . ए. श्रीनिवासन, सचिव संकल्प संख्या यू - 23013 /19/99 - एल डब्ल्यू. दिनांक 29 नवम्बर , 
RESOLUTION 

2000 का अधिक्रमण करते हुए एवं ठेका श्रम ( विनियमन तथा 
New Delhi, the 14th June, 2006 

उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा भारतीय 
No . U - 23013/12/06- LW. - In supersession of this 
Ministry s Resolution No. U - 23013 / 19 / 99 -LW dated 

रेल में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति 
29th November , 2000 and in exercise of the powers का गठन करता है । 


संयोजक 


1748G1 /06 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC. 1 ] 


A 


ANAMASAN 


2 . 


T 


2. समिति का संघटन तथा उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित 
होंगे : 
(1 ) डा. एस. बालाकृष्णम राजू , - -- अध्यक्ष 

8 - 3 - 169 / 109 , द्वितीय तल , 
श्रीनिलयम , सिद्धार्थनगर , 

हैदराबाद- 500038 ( आंध्र प्रदेश ) 
( 2 ) श्री यू. एम. शंकर दास , 

– सदस्य 
सचिव , इंडियन नेशनल माइन 
वर्कर्स फेडरेशन , फ्लैट संख्या 403 , 
हारमनी अपार्टमेंट्स ऑफिसर्स 
कालोनी, पो.- आर . के. पुरम , 
सिकन्दराबाद - 500556 

( आंध्र प्रदेश ) 
( 3 ) श्री वी. एस. राव , 

--- सदस्य 
कार्यकारी प्रबंध निदेशक , 
वी. बी . सी . इंडस्ट्रीज लि ., 
6 - 2 - 913/914, तीसरा तल , 

प्रोग्रेसिव टावर, खैरताबाद , 
. हैदराबाद - 500004 
( 4 ) उप -मुख्य श्रमायुक्त ( के.) , - सदस्य - संयोजक 

बंगलौर 
3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 
" दक्षिण रेलवे , चेन्नई , दक्षिण - मध्य रेलवे, सिकन्दराबाद और 
दक्षिण - पश्चिमी रेलवे, हुबली में मशीनों अथवा हस्त द्वारा ट्रैक 
के रख - रखाव तथा ट्रैक बिछाने के अलावा निगरानी से संबंधित 
पहलुओं में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यकरण का अध्ययन 
करना तथा इस संबंध में उपयुक्त अनुशंसाएं करना कि ठेका 
श्रम ( विनियमन व उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 10 
के उपबंधों को देखते हुए भारतीय रेल में उक्त कार्यों में ठेका 
श्रम के नियोजन को निषिद्ध किया जाए अथवा नहीं । 

4. समिति का मुख्यालय बंगलौर में होगा । समिति अपनी 
रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी । 

टी . ए. श्रीनिवासन , सचिव 
RESOLUTION 
New Delhi, the 14th June, 2006 
No. U - 23013/ 13/ 06- LW. In supersession of this 
Ministry s Resolution No . U - 23013 / 19 /99-LW dated 
29th November, 2000 and in exercise of the powers 
conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisiory Contract 


Labour Board hereby constitutes a Committee to go into 
the question of abolition of contract labour in the 
establishments of the Indian Railways. 

sition of the Committee and its terms 
of reference will be as under : 
: : (1) Dr. S . Balakrisnam Raju , Chairman 

8- 3-169/109, 2nd Floor , 
Srinilayam , Siddardanagar, 

Hyderabad -500038 ( AP ) 
( 2) ShriU. M. Shankar Das, - Member 

Secretary , Indian National 
Mine Workers Federation , 
Flat No . 403 , 
Harmony Apartments, 
Officers Colony , 
P. O . R. K . Puram, 
Secunderahad - 500556 

(Andhra Pradesh ) 
( 3) Shri V . S. Rao , 

- - - Member 
Executive Managing 
Director, V . B . C . Industries 
Ltd., 6 - 2 - 913/ 914, 
3rd Floor, Progressive Tower, 
Khairatabad , 

Hyderabad -500004 
(4) The Deputy Chief Labour ---Member 

Commissioner ( Central ), Convenor 

Bangalore 

3. The terms of reference of the proposed Committee 
would be as follows : 

" To study the working of contract labour system in 
all aspects relating to the maintenance of tracks either 
through use ofmachines ormanually and patrolling 
other than laying of tracks in the establishments of 
Southern Railway - Chennai, South Central Railway 
Secunderabad and South Western Railway -Hubli 
and to make suitable recommendations whether or 
not the employment of contract labour in the above 
jobs /works in the said establishment be prohibited 
keeping in view the provisions of Section 10 of the 
Contract Labour ( Regulation and Abolition ) Act, 
1970 . 

4 . The Headquarter of the Committee will be at 
Bangalore . The Committee should submit its report at the 
earliest. 

T . A. SRINIVASAN, Secy. 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


